रोजस्ट्री सं . जी . एल . -33004/ 92 


REGD. No. D . L.- 33004/ 92 


- 


- 


ERENDER 


1... 

- VA 

- - 

- 


OF7 


- 


KEY 


. 


PARE 


भारतका राजपत्र 
Che Gazette of Trdia 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग IIT - उप-सग ( 1 ) 
PART II - Section 3 - Sub- Section ( 1) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं0 261 ] 
No. 261 ] 


मई बिल्ली, सोमबार , अप्रैल 27, 1092/ शाख 7, 1914 
NEW DELHI , MONDAY , APRIL 27, 1992/VAISAKHA 7, 1914 


- - -- 


- 


स भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह मलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be Alked as a 

separate compilation 


कोयला मंत्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 27 अप्रैल , 1992 


का . आ . 301 ( अ ).--- केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र ( मर्जन और विकाम ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई और भारत के राजपन्न , भाग II , खंय 3, उपखंय (ii ), तारीख 230 
अप्रैल , 1989 में पृष्ठ 1117 से 1118 पर प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मन्त्रालय ( कोयला विभाग ) की अधिसूचना सं . का . पा . 907 तारीख 21 मार्च, 
1989 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की 1767 . 62 हैक्टर ( लगभग ) या 4367 . 96 एकर ( लगभग ) भूमि में कोयले का 
पूर्वेक्षण करने के अपने प्राशय की सूचना दी थी ; 


और केन्द्रीय मरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई और भारत के राजपत्र , भाग II , खंड 3, उपम्मच 
( ii ), तारीख 20 अप्रैल , 1991 में प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ( कोयला विभाग ) की अधिसूचना सं . का . मा . 1142, तारीख 5 मार्च, 1991 
द्वारा 29 अप्रैल , 1991 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की और अवधि को उस अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट किया था जिमके भीतर केन्द्रीय सरकार उक्त 
भूमि या ऐसी भूमि में या उन पर किन्हीं अधिकारों के प्रजन के अपने आशय की सूचना दे सकेंगी ; 

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित उक्त भमि के भाग में कोयला अधिप्राप्त है । 


और केन्द्रीय सरकार में , भारत के राजपन , तारीख 11 जन , 1983 में प्रकाशित अधिसूचना सं , का . आ . 2519 तारीख 27 मई , 1983 द्वारा, उक्स 
मधिनियम की धारा 3 के अधीन कोयला नियंत्रक , 1, काउसिल हाउस स्ट्रीट, कलकना (पिन - 700 001 ) को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है ; 

प्रत मब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 


1052GI / 92 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 ( ii ) ] 


( क ) इससे संलग्न अनुसूची " क " और " क1 " में वर्णित 53 . 99 हेक्टर ( लगभग ) या 133 . 41 एकड़ ( लगभग ) माप की भूमि और ऐसी भूमि में 

या उस पर सभी अधिकारों का ; 
( ब ) इससे संलग्न अनुभूची ख, में वर्णित 601 . 75 हैमरर ( लगभग ) या 1486 . 98 एकड ( लगभग ) माप की भूमि में खनिजो के खनन , खदान , बोर 

फरमे , उनकी खुदाई करने और तलाश करने , उन्हें प्राप्त करने, उन पर कार्य करने और उन्हें ले जाने के अधिकारों का ; 
प्रर्जन करने के अपने प्राशय की सूचना देती है । 


इस अधिसूचना के अन्तर्गत पाने पाले क्षेत्र के रेखोक से . सी - 1 ( ई ) HI जे. जे . पार ./ 508- 292, तारीख 3 फरवरी , 1992 का निरीक्षण कलफ्टर, यावतमल 
( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में या वेस्टर्न कोलफील्मम लि . ( राजस्व विभाग ) , कोयला एस्टेट , सिविल लाइन्स , नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में किया जा 
सकता है । 


इस मधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि में हितब कोई भी व्यक्ति , ऐसी तारीख से , जिमको भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस प्रधि 
सूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध की जाती है, तीस दिन के भीतर, संपूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या उस भूमि में या उन पर के किन्हीं अधिकारों 
का मर्जन करने के संबंध में उक्त सक्षम प्राधिकारी को उक्त प्रधिनियम की धारा 8 के अधीन निश्चित में , प्राक्षेप फाइल कर माता है । 


अनुसूची "क " 
चिंचला म्लाक 

वणी क्षेत्र 

जिला यावतमाल ( महाराष्ट्र राज्य ) 
रेखाक से , सी -1 ( ६ ) III जे . जे . पार . / 508-292, तारीख 3 फरवरी, 1992 
सभी अधिकार 


ग्राम का नाम 


पटवारी सकिल संम्याक ग्राम संख्याक 


मोन हैक्टर में 


टिप्पणियां 


क . सं . 
1. मारवाया 


21 


254 


तहसील जिला 
वाणी यायतमल 
फुल 


43. 48 भाग 
43 . 48 हैपटर ( लगभग ) 


या 


107 . 44 एकड़ ( लगभग ) 


प्राम भारवाया में प्रजित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक : 


5 से 16, 17 भाग, 32 । 


सीमा वर्णन : 


01 - 22 : 


छ2- छ3 : 


रेखा, बिन्दु छ1 " से प्रारंभ होती है और लाट मेकि 17 की बाहरी सीमा के साथ-साथ ग्राम भारवाग से होकर जाती है और बिखु 
___ " छ2" पर मिलती है । 
रेखा, ग्राम भाडेवाड़ा में प्लाट संख्यांक 17 से होकर जाती है और फिर प्लाट संख्यांक 5, 6, 7 की बाहरी सीमा के साथ-साथ जाती है 
और बिन्दु “ छ3 " पर मिलती है । 
रेखा, प्लाट संख्यांक 7, 8, 9, 11, 32 की बाहरी सीमा के माय माय-ग्राम भाडेवाग से होकर आती है और बिन्तु “छ4 " पर मिलती है । 
रेखा, प्लाट संक्यांक 32, 11, 12, 13, 17 फी बाहरी सीमा के साथ- साथ ग्राम भामेवाग से होकर जाती है और मारभिक जिग्नु “ छ1 " पर 
मिलती है । 

अनुसूची "क1" 


छ 3 - छ4: 


04 - 21: 


सभी अधिकार : 


क्र . सं . 


प्राम का नाम 


पटवारी सकिल संख्यांक ग्राम सख्यांक 


तहसील 


जिला 


क्षेत्र हैक्टर में 


टिप्पणियां 


1 . 


बरस 


20 


339 


मारेगांव 


याबतमल 


यावतमल 


10 . 51 


भाग 


10 . 51 हेक्टर ( लगभग ) 


__ या 


25 . 97 एकड़ ( लगभग ) 


[ भाग II - वड ( ii ) ] 


भारत का राजपव : प्रसाधारण 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


3 


- 


- 


- 


कुल सभी अधिकार क्षेत्र : 
( मनुसूची "क " + "क 1 " . 43 . 48 हेक्टर ( लगभग ) + 

10 . 51 हेक्टर ( लगभग ) = 53 , 99 हैकरर ( लगभग ) 
या 107. 44 एकड़ ( लगभग ) + 

__ 26 . 97 एकर ( लगभग ) = 133. 41 एकर ( लगभग ) 
ग्राम बरड में अजित किए जाने वाले प्लाट संख्याक 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- . 


18 भाग, 22, 23, 24 , 24ख 


सीमा वर्णन : 


प1 - 12 : 


42 - 13 : 


रेखा, बिन्दु भा 1 से प्रारंभ होती है और प्लाट संख्यांक 22, 18 की बाहरी सीमा के साथ-साथ ग्राम वरड से होकर जाती है और बिन्तु " घर " 

पर मिलती है । 
रेखा, प्लाट संख्याक 18 में , माम बरस से होकर जाती है, फिर प्लाट संख्यांक 24 को बाहरी सीमा के साथ-साप जाती है और बिन्तु 
___ " 3 " पर मिलती है । 
रेखा, प्लाट सन्यांक 24सा, 24क की बारी सीमा के साथ -साथ ग्राम बरह से होकर जाती है और बिन्दु " च " पर मिलती है । 
रेखा, लाट संख्यांक 241 , 23, 22 की थाहरी सीमा के साथ-साथ प्राम परण से होकर जाती है और प्रारंभिक बिन्दु " च1 " पर मिलती 


घ3 - 14 : 


च4 - 11 : 


अनुसूची " ख " 
चिचला ग्लाफ 

वणी क्षेत्र 
जिला यावतमल ( महाराष्ट्र राज्य ) 
रेखाक सं , सी -1 ( ६ ) III . ०पार . / 508- 292, सारीख 3 फरवरी, 1992 


क्र . स . 


प्राम का नाम | 


ग्राम संख्यांक 


तहसील 


जिला 


क्षेत्र हेक्टर में 


टिप्पणियां 


पटवारी सफिल 

संख्याक 


यावतमल 


38 . 14 


भाग 


यावनमल 


भाग 


यावतमल 


9 . 55 
55. 55 
27. 78 


भाग 


25 


313 वणी 
254 वणी 
156 वणी 
243 वणी 
187 मारेगांव 
338 मारेगांव 

2 मारेगांव 


गायतमल 


1. राजूर 
2. भाडेवासा 
3. दुर्गवा 
4. गोवा 
5. नेत 
6. वर 
7 . प्रकापुर 
8. चिचला 


भाग 


20 


याबतमल 


244 . 87 


भाग 


20 


याबनमल 


196 . 95 


भाग 


यावतमल 


12 . 25 


भाग 


19 


110 मारेगाव 


मावतमल 


16 . 86 


भाग 


कुल क्षेत्र 


601 75 हेक्टर 

( लगभग ) 
1486 . 98 एकर 

( लगभग ) 


मा 


ग्राम राजूर में मजिस किए जाने वाले प्लाट संख्यांक : 

___ 4 भाग, 8 भाग, 7 भाग, 8, 9 भाग , 10 भाग , 11 भाग, 12 मे 20, 21 भाग, 22 भाग , 23 भाग । 
ग्राम भांडेवाडा में मजित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक : 

_ 1, 2 भाग , 3 भाग, 79 भाग । 
ग्राम दुर्गदा में अजित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक : 

1 भाग, 2 भाग, 3 से 191 


- -- 


- 


- 


- - 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART [ -- SEC. 3 ( ii ) ] 

- - - - - - -- - - -- - - - - - 
गम बोवाड में मजिस किए जाने वाले प्लाट संख्यांक : 

25 भाग, 37 भाग, 38 भाग , 39, 40 भाग, 41 भाग , 42 भाग, 43, 44, 45 भाग, 48 भाग , 49 भाग । 
पाम नेत में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक । 

1 से 0, 10 भाग, 11 भाग , 12 से 29, 30 भाग, 3 3 भाग, 34, 35 भाग , 37 भाग, 38 भाग, 39 से 69, 70 / 1 70 / 2-70/ 3, 71 से 102 103 भाग , 
106 से 109 भावावी । 
ग्राम परस में अजित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक : 


2 से 5, 6/ 1-- 6/ 2, 7 / 1 - 7 / 2, 8 से 13, 147 , 14 , 15 से 17, 18 भाग, 10, 25 से 78, 79 / 1 - 79 / 2, 80, 81, 82 भाग, 8 3, 84 भाग , 94, 148 
से 150, 1 5 2, माला भाग । 
प्राम अकापुर में प्रजित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक : 

37 भाग, 38 भाग, 39 भाग । 
प्राम घिचला में प्रजित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक : 
19 से 22, 26 माग । 
सीमा वर्णन : 


फ - : 


रेखा, सिन्धु "ए " से प्रारंभ होती है और प्लाट संख्यांक 23, 22, 4, 6, 7 में ग्राम राजूर से होकर जाती है , फिर TIट संख्या 8 की बाहरी 

सीमा के साथ -साथ और प्लाट संख्यांक 9, 10, 11 में जाती है और फिर ग्राम बोवाड में ITIट संच्या 45, 48, 49, 42, 41, 40, 

25 से होकर जाती है और बिन्दु " ख " पर मिलती है । 
रेखा , ग्राम बोपाई में प्लाट संख्योफ 25, 30, 37 से होकर जाती है , फिर ग्राम दुर्गवा में प्लाट बाफ 2, 1 से हो र जाती है और फिर ग्राम 

नेत के प्लाट संख्यांक 103, 10, 11 से होकर जाती है और नेत और बराहु ग्रामों की सम्मिलित सीमा पर बिन्दु " ग " पर मिलती 


स - ग 


ग - 

रेखा, ग्राम परड में प्लाट संख्यांक 84, 82 से होकर जाती है, फिर प्लाट संख्याक 81, 80, 70/ 1 - 79/ 2, 78, 77, 94, 75, 74, 70, 60 , 

4, 3, 2 को बाहरी सीमा के साथ -साथ जाती है , नाला पार करती है और फिर प्लाट संमयाक 152, 150, 148, 148 की बाहरी सीमा 
के साथ-साथ जाती है, फिर प्लाट सख्यांक 26 झी माहरी सीमा के साथ -साथ ग्राम चिचला से होकर जाती है और मिन्दु “घ ” पर 

मिलती है । 
प -42- 13: रेखा, भागतः प्लाट संख्यांक 26 से होकर और भागनः उसकी बाहरी सीमा के साथ -साथ ग्राम चिचला से होकर जाती है, फिर प्लाट संख्याक 

22, 20, 19 की बाहरी सीमा के माथ-साथ जाती है, फिर ग्राम पर से होकर प्लाट संध्यांक 19 की बाहरी सीमा के माथ-साथ, प्लाट 

संख्यांक 18में जाती है और फिर प्लाट संख्यांक 16 की बाहरी सीमा के साथ -साथ जाती है और बिन्दु “ च 3 पर मिलती है । 
रेखा, ग्राम वरस से होकर जाती है, नाला पार करती है, फिर प्लाट सम्मोक 39, 38, 37 में ग्राम प्रकापुर से होकर जाती है और प्रकापुर 

और नेत ग्रामों की सम्मिलित ग्राम सीमा पर बिन्तु "ह " पर मिलती है । 
स . - 02 : रेखा, काम मेस के प्लाट संख्यांक 30, 33, 35, 37, 38 से होकर जाती है और फिर प्लाट संख्यांक 44, 46, 47 की बाहरी सीमा के 

साथ -साथ जाती है और बिन्दु " छ-2 " पर मिलती है । । 
82 - क : रेखा , ग्राम नेत के प्लाट संख्यांक 47, 48 की बाहरी सीमा के साथ-साथ जाती है, फिर ग्राम भांडेवामा के प्लाट संख्यांक 3, 2, 79 से होकर 

जाती है और ग्राम राजूर के प्लाट संख्यांक 21, 22, 23 से होकर जाती है और प्रारंभिक बिन्दु " क " पर मिलती है । 


- - 


- - - 


[ फा . सं . 43015/ 3/ 89 एल एस समस्यू ] 

बी . के . सिंह, अपर सचिष 


MINISTRY OF COAL 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 27th April , 1992 


S . O . 301( E ). - Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department 
of Coal) No. S .O . 907 , dated the 21st March , 1989 , issued under sub -section (1 ) of section 4 of the Coal Bearing 
Arcas (Acquisition and Development) Act, 1957 ( 20 of 1057) ( hereinafter referred to as the said Act) and published 
in Part II, Section 3 , Sub - Section ( ii ) of the Gazette of India , dated the 29th April, 1989 at pages1 117 to 1118 , the 

Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in1 767. 62 hectares ( approximately) or 4367. 96 
acres (approximately ) of the lands in the locality specified in the Schedule annexed to that notification ; 


[ ATT II -- 3 (ii) 1 

भारत का राजा : अमाधारण 
- - - - - -- - - - 

- - - - _ 

- - _**** * * walang 

- - = - = - - - - - 
And whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal 
no . S . O . 1142 , dated the 5th March , 1991 , issued under sub -section (1) of section 7 of the said Act and published 
in the Gazette of India Part II, Section 3 , Sub -section (ii), dated the 20th April , 1991, the Central Government 
specified a further period of one year conmencing on the 29th April, 1991 as the period within which the 
CentralGovernment inay give notice of its intention to acquire the said lands or any rights in or over such lands ; 

And whereas the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of the said lands descri 
bed in the Schedule appended to this notification ; 

And whereas the Coal Controller , 1 , Council House Street, Calcutta (PIN 700001) has been appointed by 
the Central Government as the competent authority under section 3 of the said Act, vide notification no . S . O 
2519 , dated the 27th May , 1983 , published in the Gazette of India , dated the 11th June, 1983 ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 7 of the said Act, the Cen 
tral Government hereby gives notice of its intention to acquire ; 

(a ) the lands measuring 53 .99 bectares (approximately ) or 133 .41 acres (approximately ) described in Sch 

cdule A and Al appended hereto for all rights in or over such lands ; 


(b ) the rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win , work and carry away minerals in the lands 

measuring 601.75 hectares ( approximately ) or 1486 .98 acres (approximately ) described in Schedule 
B appended hereto : 


The plan , bearing No. C -1 (E )III /JJR /508 -292 dated the 3rd February, 1992, of the area covered by this 
notification inay be inspocted in the Office of the Colloctor Yavatmal (Maharashtra ) or in the Office of the 
Coal Controller 1 , Council House Street, Calcutta ( PIN 700001) or in the Office of the Western Coalfields 
Limited (revenue Department), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur- 1 (Maharashtra ). 


Any person interested in the lands described in the Schedule appended to this notification may , within thirty 
days from the date on which the copies of this notification , as published in the Gazette of India , are made avai 
lable to the general public , file objection in writing, under section 8 of the said Act , to the said competent authority 
with regard to the acquisition of the whole or any part of the lands or any rights in or over the said lands . 


SCHEDULE A , 
CHINCHALA BLOCK 

WANI AREA 
DISTRICT YAVATMAL (MAHARASHTRA STATE ) 


Plan No . C -1 ( E ) III/JUR / 508 -292 dated the 3rd February 1992 . 
All Rights 


Tahsil 


District 


Serial Name of village 
number 


Patwari 

circle 
number 


Village 
number 


Remarks 


Area in 
hectares 


1. · Bhandewada 


21 


2 54 


Wani 


Yavatmal 


43.48 


Part 


Total : 


43 . 48 
hectares 
( approximately ) 

or 
107 . 44 

acres 
(approximately ) 


- 


- 


- 


- 


- 


Plot numbers to be acquired in village Bhand wawada : 
5 to 16 , 17 Part, 32 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 (ii) ] 


Boundary description : 
GI - -G2 : Line starts from point G1 and passes through village Bhandewada úlong the outer boundary of plot 

number 17 and meets at point G2 . 


G2 - G3 : 


Line passes through village Bhandewada in plot number 17 , then along the outer boundary of plot 
numbers 5 , 6 , 7 and meets at point G3 , 


63- 64 : 


Line passes through village Bhandewada along the outur boundary of plot numbers 7, 8 , 9 11 . 32 and 
meets at point "G4 . 


G4 - G1 : 


Line passes through village Bhandewada along the outer boundary of plot numbers 32, 11 , 12 , 13, 17 
and meets at starting point Gi . 


SCHEDULE AL 


All Rights 


Tahsil 


District 


Serial Nime of village 
number 


Patwari 
circle 
number 


Village 
number 


Area in 
hectares 


Remarks 


1. 


Warud 


20 


339 


Maregaon 


Yavatmal 


10 . 51 


Part 


Total : 


10 . 51 hectares 
(approximately) 

or 

25. 97 acres 
(approximately ) 


Total All Rights area 
(Schedule A + A1 : 


43 . 48 hectares (approximately ) + 
10 . 51 hectares (approximately ) = 53.99 hectares (approximately ) 
ог 
107 . 44 acres (approximately) + 

25 . 97 acres ( approximately ) = 133 , 41 acres (approximately ) 


Plot numbers to be acquired in village Warud : 
18 Part , 22 , 23, 24A , 24B 


Boundary description : 


F1 - F2 : 


Line starts from point F1 and passes through village Warud along the outer boundary of plotnumbers 
22 , 18 and meets at point F2 . 


F2 - F3 : 


Line passes through village Warud in plot number 18 , then a long the outer boundary of plot number 
24B and meets at point F3 


F3 - F4 : 


Lide passes through village Warud along the outer boundary of plot numbers 24B , 24A and meets at 
point F4 . 


F4 - F1 


Line passes through village Warud along the outer boundary of plot numbers 24A , 23 , 22 and meets 
at starting point Fl . 


TUD , 


[ M477 II -- 0005 3 ( ii) ] 


भारत का राजपन्न : प्रसाधारण 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- = - 


. - 


- 


SCHEDULE B 
CHINCHALA BLOCK 


WANI AREA 

DISTRICT YAVATMAL (MAHARASHTRA STATE ) 
Plan No. C -1 (E ) III/JJR / 508 -292 dated the 3rd February, 1992 . 
Mining Rights 


Serial Name of village 
number 


Tahsil 


Remarks 


Village 
number 


District 


Patwari 
circle 
nuinbor 


Arca in 
hectares 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


25 


Yavatinal 


313 
254 


Wani 
Wani 
Wani 


Yavatmal 
Yayatmal 


156 


243 


Yavatmal 


1 . Rajur 
2 . Bhandewady 
3 . Durgadi 
4 . Bodcd 
5. Net 
6 . Warud 

7. Akapur 
- 8 . Chinchala 


38 . 14 

9 . 55 
55 . 55 

27 . 78 
244 . 87 
196 . 95 
12 .25 
16 . 66 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


Wani 
Maregaon 
Maregaon 
Maregaon 
Maregaon 


187 


339 

2 
110 


Yavatmal 
Yavatmal 
Yavitmal 
Yav.itmal 


Tosl area : . . 601 . 75 hectares 

(approximately ) 

or 
1486 . 98 acres 
(approximately) 


Plot numbers to be acquired in vilage Rajur: 
4 Part 6 Part , 7 Part, 8, 9 Part, 10 Part , 11 Part , 12 to 20 , 21 Part, 22 Part, 23 Part. 
Plot numbers to be acquired in village Bhandewada : 
1 , 2 Part 3 Part, 79 Part. 
Plot numbers to be acquired in village Durgadi : 
1 Part, 2 Purt , 3 to 19 . 
Plot numbers to be acquired in village Bodad : 
25 Part, 37 Part, 38 Part, 39, 40 Port, 41 Part, 42 Part , 43 , 44 , 45 Part, 58 Part, 49 Part. 
Plot numbers to be acquired in village Net : 
1 to 9 , 10 Purt, 11 Part, 12 to 29, 30 Part, 33 Part, 34 , 35 Part , 37 Part , 38 Part , 39 to 69 , 79/1 -70 /2-70 /3 , 71 to 
102 , 103 Part, 106 to 109, Abadi. 
Plot numbers to be acquired in village Warud : 
2 to 5 , 6 / 1 -6 /2 , 7/ 1 - 7/2 , 8 to 13 , 14A , 14B, 15 to 17, 18 Pait, 19 , 25 to 78 , 79 /1 - 79 /2 , 80 , 81, 82 Part , 83, 84 Part, 
94 , 188 to 150 , 152 , Nallah Part . 
Plot numbers to be acquired in village Akapur : 
37 Part, 38 Part, 39 Part. 
Plot numbers to be acquired in village Chinchala ; 
19 to 22 , 26 Part. 


Boundary description : 


A - B : 


Line starts from point A and passes through village Rajur in plot numbers 23 , 22, 4 , 6 , 7, then along 
the outer boundary of plot number 8 and in plot numbors 9 , 10 , 11 , then proceeds through village 
Bodad in plot numbers 45, 48, 49, 42, 41, 40 , 25 and meets at point B ” . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART 11- - Sec . 3 (ii ) ] 
- = = - -= - = - - - = 

- - - - - - - - - - - = = - - - - -- - - - - - - - TEZ 
B - C : Lino passes through village Bodad in plot numbers 25 , 38 , 37, then proccells through village Durgadi 

in plot numbers 2 , 1 and then prceeds through village Net in plot nuinbers 103 , 10 , 11 andmeets on the 

commcn boundary of villages Not and Warud at point C . 
C - D : Line passes through village Warud in plot numbers 84 , 82 , then along the outer boundary of plot 

puinbers 81 , 80 , 79 /1 - 79 /2 , 78 , 77, 94 , 75 , 74 . 70 ,69, 4 , 3 , 2 , crosses Nallıh, then along the outer bo 
undary of plot numbers 152 , 150, 149, 148, then proceeds through village Chinchala al vng the outer 

boundury of plot number 26 and meets at point D . 
D - F2 - F3 : Line passes through village Chinchala , partly through and partly along the outer boundary of plot 

number 26 , then along th outer boundary of plot numb3rs 22 , 20 , 19 , then proceeds through village 
Warud along the outer boundary of plot number 19 in plnt number 18 , th n along the outer boundary 

of plot number 16 and meets at point F3 . 
F3- - E : Line passes through village Warud , crosses Nallah , then proc :eds through village Akapur in plot 

numbers 39 , 38 , 37 and meets on the common village boundary of villages Akapur an1 Not at point 


E - G2 : 


Lino passes through village Net in plot numbers 30 , 33, 35, 37 , 33, then along the outer boundary of 
plot numbers 44 , 46 , 47 and meets at point G2". 


G2 - A : 


Line passos through village Net along the outer boundary of plot numbers 47, 48 , then proccods 
through village Bhandew ida in plot numbers 3 , 2 , 79 and proceeds through village Rajur in plot 
numbers 21, 22 , 23 and meets at starting point A . 


[No. 43015/3/89-LSW ] 
B .K . SINGH , Addl. Secy . 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


Printed by the Manager, Govt . of India Press , Ring Road, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 , 1992 


